पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2018-2020 


. 


सरकारी 


गजट, 

उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -19] रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 फरवरी, 2018 ई ० (फाल्गुन 05, 1939 शक सम्वत्) [ संख्या-08 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग- अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


3075 


115-118 


1500 


151-155 


1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 -विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क -नियम , कार्य-विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 - निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 -बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि 


3 


975 


- 


975 


- 


975 


- 


975 


975 


59-77 


975 


... 


- 


1425 


115 - क 


116 


उत्तराखण्ड गजट , 24 फरवरी, 2018 ई ० ( फाल्गुन 05, 1939 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

राज्यपाल सचिवालय उत्तराखण्ड 

विज्ञप्ति / पदोन्नति 

17 नवम्बर, 2017 ई ० 
संख्या 3016 / जी ०एस० / अधि o / सी -105 टी 0 सी0-2 / 2017 - उत्तराखण्ड राज्यपाल सचिवालय राजपत्रित 
अधिकारी और निजी सचिव सेवा नियमावली , 2009 तथा उत्तराखण्ड राज्यपाल सचिवालय राजपत्रित अधिकारी और निजी 
सचिव सेवा ( प्रथम संशोधन ) नियमावली, 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति चयन समिति की 
संस्तुति के क्रम में मा 0 श्री राज्यपाल महोदय द्वारा श्री नन्द किशोर पोखरियाल, अनुसचिव को उप सचिव के पद वेतन 
मैट्रिक्स लेवल -12 ₹ 78800-209200 में पदोन्नत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है । 

2. श्री पोखरियाल संगत सेवा नियमावली के प्राविधान के अनुरूप योगदान की तिथि से एक वर्ष की 
परीवीक्षा अवधि में रहेंगे । 

3. उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे । 


--------------.. 


विज्ञप्ति / पदोन्नति 

20 नवम्बर, 2017 ई ० 
संख्या 3027 / जी ० एस ० / अधि 0 / सी -105 टी 0 सी0-2 / 2017 - उत्तराखण्ड राज्यपाल सचिवालय राजपत्रित 
अधिकारी और निजी सचिव सेवा नियमावली, 2009 तथा उत्तराखण्ड राज्यपाल सचिवालय राजपत्रित अधिकारी और 
निजी सचिव सेवा (प्रथम संशोधन ) नियमावली, 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति चयन 
समिति की संस्तुति के क्रम में मा 0 श्री राज्यपाल महोदय द्वारा श्री गजेन्द्र दत्त नौटियाल , अनुभाग अधिकारी को 
अनुसचिव के पद वेतन मैट्रिक्स लेवल -11 ₹ 67700-208700 में पदोन्नत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की 
गयी है । 

2. श्री नौटियाल संगत सेवा नियमावली के प्राविधान के अनुरूप योगदान की तिथि से एक वर्ष की 
परीवीक्षा अवधि में रहेंगे । 

3. उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे । 


. 


विज्ञप्ति / पदोन्नति 

20 नवम्बर, 2017 ई ० 
संख्या 3029 / जी ०एस० / अधि 0 / सी -105 टी 0 सी0-2 / 2017 - उत्तराखण्ड राज्यपाल सचिवालय राजपत्रित 
अधिकारी और निजी सचिव सेवा नियमावली, 2009 तथा उत्तराखण्ड राज्यपाल सचिवालय राजपत्रित अधिकारी और 
निजी सचिव सेवा ( प्रथम संशोधन ) नियमावली, 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति चयन 
समिति की संस्तुति के क्रम में मा 0 श्री राज्यपाल महोदय द्वारा श्री सच्चिदा नन्द चमोली, समीक्षा अधिकारी को 
अनुभाग अधिकारी के पद वेतन मैट्रिक्स लेवल -10 ₹ 56100-177500 में पदोन्नत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति 
प्रदान की गयी है । 

2. श्री चमोली संगत सेवा नियमावली के प्राविधान के अनुरूप योगदान की तिथि से एक वर्ष की परीवीक्षा 
अवधि में रहेंगे । 

3. उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे । 


आज्ञा से , 


रविनाथ रामन , 
सचिव श्री राज्यपाल । 


117 


भाग 1 ] 

उत्तराखण्ड गजट , 24 फरवरी , 2018 ई० ( फाल्गुन 05, 1939 शक सम्वत् ) 
कौशल विकास तथा सेवायोजन विभाग 

अधिसूचना 

17 जनवरी, 2018 ई ० 
संख्या 53 / कौ ० वि ० से 0 वि / 18-463 (प्रशि ०) / 2002 - संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त 
शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश राज्य प्रशिक्षण श्रम विभाग सेवानियमावली, 1981 ( उत्तराखण्ड में 
यथाप्रवृत्त ) में संशोधन करते हुए प्रख्यापित की गयी नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य प्रशिक्षण श्रम ( उत्तराखण्ड में 
यथा प्रवृत्त ) ( संशोधन ) नियमावली, 2018 तत्काल प्रभाव से लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते है । 


आज्ञा से , 


ओम प्रकाश , 


अपर मुख्य सचिव । 


चिकित्सा अनुभाग-2 
कार्यालय आदेश 


18 जनवरी, 2018 ई ० 


संख्या 59 / XXVIII- 2 / 01( 24 ) 2016- शासनादेश संख्या -1574 / XXVIII-2 / 01 (24 ) 2016, दिनांक 15-11-2017 
के द्वारा साधारण ग्रेड दन्त शल्यक के पद पर नियुक्त डा 0 शलिनी पंवार w/ o श्री विजय पाल सिंह राणा, निवासी 
134/2, ब्लाक (1), दिव्या विहार, धर्मपुर, डाण्डा लखौण्ड, देहरादून को राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय , 
मेघधार , टिहरी में साधारण दन्त शल्यक के पद पर तैनात किये जाने श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान 
करते हैं । डा 0 शलिनी पंवार मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी को अपनी योगदान सूचना देना सुनिश्चित करेंगी । 


आज्ञा से , 


मुकेश कुमार राय , 


अनु सचिव । 


वन एवं पर्यावरण अनुभाग -1 

विज्ञप्ति / सेवानिवृत्ति 

19 जनवरी , 2018 ई ० 
संख्या 158 / X - 1-2018-14(09) / 2014- डा 0 राजेन्द्र सिंह, भा ०व ० से 0, मुख्य वन संरक्षक / निदेशक , 
उत्तराखण्ड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी, जिनकी जन्मतिथि 03-04-1958 (तीन अप्रैल उन्नीस सौ 
अट्ठावन) है, 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30-04-2018 के अपराह को राजकीय सेवा से 
सेवानिवृत्त हो जायेंगे । 


118 


उत्तराखण्ड गजट, 24 फरवरी , 2018 ई ० (फाल्गुन 05, 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


विज्ञप्ति / सेवानिवृत्ति 

19 जनवरी, 2018 ई ० 
संख्या 159 / X - 1-2018--14 (09) / 2014- श्री एस 0 टी 0एस 0 लेप्चा, भा ० व 0 से 0, प्रबन्ध निदेशक , 
वन विकास निगम, देहरादून , जिनकी जन्मतिथि 06-04-1958 ( छः अप्रैल उन्नीस सौ अट्ठावन ) है , 60 वर्ष की 
अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30-04-2018 के अपराह को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे । 


उत्तराखण्ड 


सत्यप्रकाश सिंह , 

उप सचिव । 


. 


पी ०एस० यू ० ( आर0 ई० ) 08 हिन्दी गजट / 78 –भाग 1-2018 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0एन0 / 30 / 2018-2020 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 फरवरी, 2018 ई० (फाल्गुन 05, 1939 शक सम्वत् ) 


--- 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी 

(प्रशासन ) ऋषिकेश 

आदेश 


07 दिसम्बर , 2017 ई ० 
पत्रांक -1473 / ला ० / निलम्ब 0 / 2017 -विभिन्न प्रवर्तन अधिकारियों / पुलिस अधिकारियों द्वारा चालन 
अनुज्ञप्ति के विरूद्ध की गयी कार्यवाही की संस्तुति पर लाइसेन्सधारकों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया । 
लाइसेन्सधारकों द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण चालन 
अनुज्ञप्तियों के विरूद्ध जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में डा 0 अनीता चमोला, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा -19 की उपधारा -1 के 
अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित लाइसेन्सों को उनके सम्मुख अंकित अवधि तक 
निलम्बित करती हूँ 


: 


क्र ० 


लाइसेन्सधारक का नाम 


अभियोग 


लाइसेन्स संख्या / 

श्रेणी 


संस्तुतिकर्ता 
अधिकारी 


कृत कार्यवाही 
निलम्बित 


सं ० 


व पता 


2 


3 


4 


5 


6 


15-11-2017 से 


यूके -1420090003855 
मोटर साइकिल , 
हल्का मोटर वाहन 


1. | श्री अनिल कुमार बडोनी पुत्र 
| श्री एस 0 आर0 बडोनी 
निवासी -विस्थापित वीरभद्र 
ऋषिकेश 


सहायक संभागीय 
परिवहन अधिकारी 


मोबाइल का 
प्रयोग 


14-02-2018 


ऋषिकेश 


तक निलम्बित 


151 - ख 


152 


उत्तराखण्ड गजट , 24 फरवरी , 2018 ई० ( फाल्गुन 05, 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


15-11-2017 से 


2. | श्री राजीव कुमार पुत्र 

श्री राजेन्द्र प्रसाद 
निवासी -397 बनखण्डी, 
ग्राम ऋषिकेश 


यूके -14 

-1420000068320 
हल्का मोटर वाहन 
( व्यवसायिक ) 


सहायक संभागीय क्षमता से 
परिवहन अधिकारी | अधिक सवारी 
ऋषिकेश 

बैठाना 


14-12-2017 


तक निलम्बित 


--1420080002254 


रेड लाईट जम्प 


13-11-2017 से 


3. | श्री गणेश दत्त पुत्र 

श्री सुन्दर लाल 
निवासी - ग्राम कुडियाल 
पो ० थानो, देहरादून 


यूके 
मोटर साइकिल , हल्का 


12-02 --- 2018 


ट्रैफिक 
इन्सपेक्टर 
विवेक विहार 
नई दिल्ली 


मोटर वाहन 


तक निलम्बित 


13-11-2017 से 


4. | श्री पान सिंह पुत्र 

श्री चन्दन सिंह 
निवासी 

-14 बीघा 
| मुनि की रेती ऋषिकेश 


यूके -1419900039586 सहायक संभागीय क्षमता से 
कार , हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी | अधिक सवारी 
(व्यवसायिक), परिवहन यान | कर्णप्रयाग 


12-12-2017 


बैठाना 


तक निलम्बित 


09-11-2017 से 


5. | श्री सत्येन्द्र सिंह नेगी पुत्र 

श्री बख्तावर सिंह 
निवासी - बैराज कालोनी 
ऋषिकेश 


यूके -1419960032846 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


सहायक संभागीय भार वाहन में 
परिवहन अधिकारी सवारी बैठाना 
ऋषिकेश 


08-02-2018 


तक निलम्बित 


ओवर लोड 


20-11-2017 से 


6. मो 0 आबिद पुत्र 

श्री मेहन्दी हसन 
निवासी - ग्राम ऐन्ड 
पो 0 कुडकावाला डोईवाला 
| ऋषिकेश 


यूके -142007007095.1 
कार, हल्का मोटर वाहन 
( व्यवसायिक ) 


सहायक संभागीय 
परिवहन अधिकारी 
ऋषिकेश 


19-02-2018 


तक निलम्बित 


पुलिस अधीक्षक 


शराब का सेवन 


20-11-2017 से 


यूके 

-1420060058178 
कार, हल्का मोटर वाहन 
( व्यवसायिक ) 


रूद्रप्रयाग 


कर वाहन का 


7. श्री इन्द्रमनी सेमवाल पुत्र 

श्री नन्दराम 
निवासी ग्राम जनडाली, 
| पो 0 धपेन्दर टिहरी गढ़वाल 


19-03-2018 


संचालन करना 


तक निलम्बित 


पुलिस अधीक्षक 


शराब का सेवन 


20-11-2017 से 


यूके -1419890035261 
कार , हल्का मोटर वाहन 
( व्यवसायिक ), परिवहन यान 


रूद्रप्रयाग 


कर वाहन का 


8. | श्री नरेन्द्र सिंह नेगी पुत्र 

श्री ज्ञान सिंह नेगी 
निवासी - धीमान भवन 

ऋषिकेश 


19-03-2018 


संचालन करना 


तक निलम्बित 


| सोमेश्वर नगर,. 


शराब का सेवन 


20-11-2017 से 


यूके -1420000065703 वरिष्ठ पुलिस 
कार, हल्का मोटर वाहन अधीक्षक 
( व्यवसायिक ), परिवहन यान | टिहरी गढ़वाल 


कर वाहन का 


9. श्री सुमेर सिंह पुत्र 
| श्री कुंवर सिंह 
निवासी -ग्राम मैंसकोट 
पो 0 लालुरी देवप्रयाग 
टिहरी गढ़वाल 


19-03-2018 


संचालन करना 


तक निलम्बित 


यूके 


ओवर लोड 


20-11-2017 से 


-1420070001371 
कार , हल्का मोटर वाहन 
( व्यवसायिक ) 


पुलिस अधीक्षक 
रेवाडी 


10. श्री राम बचन यादव पुत्र 

श्री भुल्ला यादव 
निवासी - कोहिनूर इलेट्रिक 
रेलवे रोड, ऋषिकेश 


19-03-2018 


तक निलम्बित 


भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड गजट , 24 फरवरी, 2018 ई० ( फाल्गुन 05, 1939 शक सम्वत् ) 


153 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


क्षमता से 


20-11-2017 से 


11. श्री गोपाल राम पुत्र 

श्री जैसु लाल 
निवासी - मार्फत कमला देवी 
ऋषिकेश 


यूके -1420030064453 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


सहायक संभागीय 
परिवहन अधिकारी 
कर्णप्रयाग 


19-01-2018 


अधिक सवारी 
बैठाना 


तक निलम्बित 


ओवर लोड 


20-11-2017 से 


सहायक संभागीय 
परिवहन अधिकारी 
ऋषिकेश 


19-02-2018 


तक निलम्बित 


ओवर लोड 


19-11-2017 से 


12. | श्री मोहर सिंह पुत्र 

डीएल -0420100087755 
श्री मुकन्दी लाल 

कार , हल्का मोटर वाहन 
निवासी - ग्राम बागी जोगीयाना | (व्यवसायिक ). परिवहन यान 
पो ० कोटी डोईवाला 

देहरादून 
13. | श्री रणजीत सिंह पुत्र यूके -1420030064453 
श्री फुगले सिंह 

कार, हल्का मोटर वाहन 
निवासी - प्रतीतनगर ( व्यवसायिक), परिवहन यान 

रायवाला ऋषिकेश 
14.| श्री अविन्दर पाल सिंह पुत्र यूके -1420110032507 

श्री मेहर सिंह निवासी मोटर साइकिल व कार 
डीजीबीआर कैम्प निकट 
रेलवे स्टेशन ऋषिकेश 


सहायक संभागीय 
परिवहन अधिकारी 
ऋषिकेश 


18-02-2018 


तक निलम्बित 


20-11-2017 से 


डी ०एस ० पी 0 ट्रैफिक, शराब का सेवन 
चण्डीगढ़ 

कर वाहन का 
संचालन करना 


19-03-2018 


तक निलम्बित 


पुलिस अधीक्षक 


शराब का सेवन 


20-11-2017 से 


यूके -1420130060169 
कार , हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ), परिवहन यान 


रूद्रप्रयाग 


कर वाहन का 


15. श्री सतीश लाल पुत्र 

श्री बसन्त लाल 
निवासी - मार्फत यू ० एस० रावत 
14 बीघा मुनि की रेती 
ऋषिकेश 


19-03-2018 


संचालन करना 


तक निलम्बित 


शराब का सेवन 


20-11-2017 से 


यूके -1420080001812 
मोटर साइकिल व कार 


कर वाहन का 


19-03-2018 


16. श्री पीयूष गुप्ता पुत्र 

श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता 
निवासी -33 हीरा लाल 
मार्ग ऋषिकेश 


सहायक आयुक्त 
पुलिस (यातायात ) 
पुलिस मुख्यालय 
नई दिल्ली 


संचालन करना 


तक निलम्बित 


30-11-2017 से 


17. श्री जयप्रकाश पाण्डे पुत्र 

श्री टी ० एन ० पाण्डे 
निवासी चन्देश्वर नगर 
ऋषिकेश 


यूके --1419980022353 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


सहायक संभागीय 
परिवहन अधिकारी 
ऋषिकेश 


क्षमता से 
अधिक सवारी 
बैठाना 


29-12-2018 


तक निलम्बित 


शराब का सेवन 


20-11-2017 से 


! 


पुलिस अधीक्षक 
उत्तरकाशी 


कर वाहन का 


19-03-2018 


18.| श्री सतीश सिंह पुत्र 

श्री श्याम सिंह 
निवासी -354 मीरा नगर 
बापू ग्राम , ऋषिकेश 


यूके -1420070030759 
मोटर साइकिल, कार, 
हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ), परिवहनयान 


संचालन करना 


तक निलम्बित 


डा 0 अनीता चमोला, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

ऋषिकेश । 


154 


उत्तराखण्ड गजट, 24 फरवरी, 2018 ई० (फाल्गुन 05 , 1939 शक सम्वत् ) [ भाग 1 - क 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी 

टनकपुर ( चम्पावत ) 

आदेश 

29 नवम्बर , 2017 ई ० 
पत्रांक 3626 / पंजीयन निरस्त / 2017-18 - वाहन संख्या UP031048 (HGV ) मॉडल 1994 चैसिस 344073 
AVQ102428 इंजन नं 0 692D21AVQ103020 इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्रीमती कुमकुम अग्रवाल पत्नी 
श्री गोपाल सरन वार्ड नं0-1 पोस्ट टनकपुर, जिला चम्पावत के नाम दर्ज है । दिनांक 08-09-2017 को वाहन 
स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु ( क्यों कि वाहन चलने योग्य नहीं है ) आवेदन किया गया हैं । वाहन 
फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर 
फोरमैन ( उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया 
गया है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः मैं , रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर ( चम्पावत ) केन्द्रीय मोटरयान 
अधिनियम , 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 29-11-2017 को वाहन 
संख्या UP031048( HGV) मॉडल 1994 चैसिस 344073 AVQ102428 को दिनांक 30--09-2017 से निरस्त करती हूँ | 


आदेश 

29 नवम्बर, 2017 ई ० 
पत्रांक 3627 / पंजीयन निरस्त / 2017-18 - वाहन संख्या UA031330 ( HGV) मॉडल 2002 चैसिस 
373341KXZ004224 इंजन नं 0 697TC45KXZ112866 इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री मनोज कुमार वर्मा पुत्र 
श्री हीरा लाल वर्मा , ककराली गेट पिथौरागढ़ रोड, टनकपुर जिला चम्पावत के नाम दर्ज है । दिनांक 15-09-2017 
को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु ( क्यों कि वाहन चलने योग्य नहीं है ) आवेदन किया गया है । 
वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । 
सीनियर फोरमैन ( उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर जमा 
कर लिया गया है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः मैं , रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर ( चम्पावत ) केन्द्रीय मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 29-11-2017 को वाहन 
संख्या UA031330 ( HGV) मॉडल 2002 चैसिस 373341KXZ004224 को दिनांक 30-09-2017 से निरस्त करती हूँ । 


-- 


- 


--- 


आदेश 

29 नवम्बर, 2017 ई ० 
पत्रांक 3628 / पंजीयन निरस्त / 2017-18 - वाहन संख्या UGP-4249 ( HGV) मॉडल 1987 चैसिस 
344073833905 इंजन नं 0 692001842929 इस कार्यालय अभिलेखानुसार मैसर्स दुर्गा इडस्ट्रीज , सितारगंज 
रोड , खटीमा , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है । दिनांक 22-09-2017 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के 
पंजीयन निरस्त हेतु ( क्यों कि वाहन चलने योग्य नहीं है ) आवेदन किया गया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । 
प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन ( उत्तराखण्ड 
परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यों 
के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः मैं , रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर ( चम्पावत ) केन्द्रीय मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 29-11-2017 को वाहन 
संख्या UGP-4249 ( HGV) मॉडल 1987 चैसिस 344073833905 को दिनांक 31-10-2017 से निरस्त करती हूँ | 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 24 फरवरी, 2018 ई० ( फाल्गुन 05 , 1939 शक सम्वत् ) 


155 


आदेश 


29 दिसम्बर, 2017 ई ० 
पत्रांक 4001 / पंजीयन निरस्त / 2017-18 - वाहन संख्या UPT4486 ( HGV) मॉडल 1983 चैसिस 
344073767990 इंजन नं0 692001770615 इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री प्रवीन मित्तल पुत्र श्री केदार नाथ मित्तल , 
भूड महोलिया, खटीमा ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है । दिनांक 30-11-2017 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के 
पंजीयन निरस्त हेतु ( क्यों कि वाहन चलने योग्य नहीं है ) आवेदन किया गया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । 
प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन ( उत्तराखण्ड 
परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यों 
के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत ) केन्द्रीय मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 29-12-2017 को वाहन 
संख्या UPT4486 ( HGV) मॉडल 1983 चैसिस 344073767990 इंजन नं 0 692001770615 को तत्काल प्रभाव से 
निरस्त करती हूँ । 


रश्मि भट्ट, 


सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

टनकपुर ( चम्पावत ) । 


- 


पी ० एस ० यू० ( आर० ई ०) 08 हिन्दी गजट / 78 – भाग 1 - क -2018 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन0 / 30 / 2018-2020 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 फरवरी , 2018 ई० (फाल्गुन 05, 1939 शक सम्वत् ) 


भाग 3 
स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय 
निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 


कार्यालय जिला पंचायत , रूद्रप्रयाग 


विज्ञप्ति 


29 मई , 2015 ई ० 
संख्या 292 / -उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम , 1961 (संशोधित 1994) की धारा 239(2 ) 
अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत रूद्रप्रयाग अपने अधिकार क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्रों 
के अन्तर्गत लदान / ढुलान अनुरक्षण हेतु शुल्क आरोपण एवं वसूली सम्बन्धी कार्य को नियन्त्रित एवं विनियमित करने 
के निमित्त निम्नलिखित उपविधियाँ बनायी गयी हैं । जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति / सुझाव हो तो प्रकाशन की 
तिथि से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 29-07-2015 तक अपनी लिखित आपत्ति जिला पंचायत रूद्रप्रयाग को भेज 
सकते हैं । निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा । 

उपविधियाँ 


1 . 


ये उपविधियाँ जिला पंचायत रूद्रप्रयाग को लदान / दुलान तथा जन साधारण की सुरक्षा एवं सुविधा उपविधियाँ 
2015 कहलायी जायेंगी । 


2 . 


3 . 


4 . 


ये उपविधियाँ विधिपूर्वक पुष्टि होने के उपरान्त सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होंगी । 
ये उपविधियाँ जनपद रूद्रप्रयाग के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होंगी । 
परिभाषायें- इन उपविधियों में 
(1) ग्रामीण क्षेत्र - ग्रामीण क्षेत्रों का अर्थ उ 0 प्र 0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 ( एक्ट 

सं 0 33 सन् 1961 ) में दी गयी परिभाषाओं के अनुसार होगा । 


63 - घ 


64 


उत्तराखण्ड गजट , 24 फरवरी, 2018 ई ० ( फाल्गुन 05, 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 3 


( 2 ) पशु बाजार या मेला या जनसाधारण के उपयोग में आने वाला सामान जहाँ से निश्चित अड्डे बनाकर 

जिला पंचायत संचालित करेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ से भी विभिन्न सामान का लदान / दुलान 

होगा वे इस क्षेत्र में सम्मिलित होगी । 
( 3 ) सार्वजनिक स्थान - सार्वजनिक स्थान तात्पर्य उस स्थान अथवा अन्य स्थानों से है जहाँ जनसाधारण का 

आवागमन होता हो । 
( 4 ) वाहन का तात्पर्य यांत्रिक वाहनों से है जो लदान / ढुलान में प्रयोग किये जाते है । 
( 5 ) इन उपविधियों के अन्तर्गत जो भी वाहन जनपद रूद्रप्रयाग के ग्रामीण क्षेत्रों में जन उपभोग सामान 

का लदान / दुलान में चलाया जा रहा हो अथवा उसके इन प्रयोजनार्थ चलाने की शंका हो उसे तलाशी 
हेतु इन उपविधियों के निम्न अनुसूची-1 के अनुसार शुल्क भुगतान हेतु रोका जा सकता है । ऐसे 
वाहन के मालिक / मालिकों को निर्धारित शुल्क के साथ दण्ड की धनराशि का भुगतान करना होगा । 
जो वाहन निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं करेगा । 

अथवा उपरोक्तानुसार रोकने पर निर्धारित अड्डों पर नहीं रूकेगा। ऐसे वाहन स्वामी के विरूद्ध 
अध्यक्ष अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत , पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है । 
टिप्पणी- वाहन मालिक का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसके नाम पर वाहन पंजीकृत हो । 
( 6 ) जब तक निम्न अनुसूची के अनुसार निर्धारित शुल्क अदा नहीं किया जायेगा कोई भी वाहन पशु 

बाजारों, मेलों अथवा जिला पंचायत द्वारा निर्दिष्ट स्थानों से किसी वाहन से लदान / ढुलान नहीं 

करेगा । 
( 7) जिला पंचायत रूद्रप्रयाग अथवा उसके द्वारा निर्दिष्ट ऐजेन्सी या ठेकेदार द्वारा निर्दिष्ट स्थान अथवा 

यातायात में सुविधा विषयक व्यवस्था की जायेगी । इस व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क की अदायगी 

के उपरान्त । 
( 8 ) जिला पंचायत ऐसे स्थान, स्टैण्ड या अड्डों के निर्धारण की आवश्यक व्यवस्था करेगी तथा वाहन के 

लदान / दुलान हेतु जिला पंचायत रूद्रप्रयाग बनायेगी । वाहन से सम्बन्धित व्यक्तियों के पानी पीने के 
लिए ठन्डे पानी की व्यवस्था करेगी । आवश्यकतानुसार अड्डों पर छाया की व्यवस्था भी करेगी एवं 
विभिन्न सामान जैसे नदियों के किनारे पत्थरों का लदान / दुलान आदि व्यवस्थित करने हेतु रास्तों 

की समुचित व्यवस्था / मरम्मत भी करेगी । 
( 9 ) इन उपविधियों के अन्तर्गत कोई भी वाहन किसी भी समय और किसी भी गली में जैसे ऊपर कहा गया 

है, निर्दिष्ट अड्डे के सिवाय जो कि इस परियोजना हेतु निश्चित है, के अलावा खड़ा नहीं करेगा, उसे 

खड़ा करने हेतु निर्दिष्ट शुल्क भुगतान करेगा । 
(10) जिला पंचायत रूद्रप्रयाग जन सुरक्षा सुविधा व जन साधारण की असुविधा को दूर करने हेतु जो भी 

उचित / आवश्यक समझे वह गलियों में ऐसे यातायात के नियन्त्रण हेतु और स्थान निश्चित करेंगे और 
उसके विषय में आवश्यक हिदायते जारी करेंगे जो कि इन उपविधियों के अन्तर्गत सभी वर्णित वाहनों 
उनके स्वामी / चालकों पर बन्धनकारी होंगे । अड्डों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनता की 
सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थानान्तरित करने का अधिकार अध्यक्ष जिला पंचायत का 


होगा । 


(11) जिला पंचायत के अधिकारियों (जिनका वर्णन पंचायत अधिनियम में है ) को अधिकार होगा कि वह मोटर 

व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारियों को मोटर व्हीकल एक्ट के प्राविधानों के उल्लघनों के 
बारे में और नियमों के उल्लघंन के बारे में सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित करें और उचित कार्यवाही 
की माँग करें । 


भाग 3 ] 


उत्तराखण्ड गजट, 24 फरवरी, 2018 ई ० (फाल्गुन 05, 1939 शक सम्वत् ) 


65 


( 12 ) 


जिला पंचायत रूद्रप्रयाग स्टैण्ड / अड्डा या ठहरने के स्थान जो भी इन उपविधियों के ऊपर वर्णित है , 
के शुल्क को घटाने या बढ़ाने या किसी विशिष्ट श्रेणी के वाहनों को किसी विशिष्ट समय या अन्य के 
लिए छूट दे सकती है । किसानों द्वारा निजी कृषि कार्य के उपयोग के प्रयोग में लिये जा रहे वाहन 
उपविधियों के शुल्क से मुक्त होंगे । 
कथित शुल्क की वसूली जिला पंचायत रूद्रप्रयाग द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी या कर्मचारी या 
व्यक्ति द्वारा या सीधे अथवा किसी निश्चित अवधि के लिए सार्वजनिक नीलामी द्वारा ठेके पर देकर 
करायी जा सकती है । 


( 13 ) 


(14 ) 


लदान / ढुलान वसूली हेतु निम्न स्थान पर बैरियर लगाये जायेंगे : 


1. खांकरा 


लोक निर्माण विभाग के मोटर मार्ग पर 


2. नगरासू 


3. कुण्ड 


4. विजयनगर 


5. चिरबटिया 


6. सुमाड़ी 


7. तिलवाड़ा 


8. चोपता (तुंगनाथ ) 


टिप्पणी- नीलामी द्वारा ठेके पर ठेकेदार द्वारा वसूली कराने की दशा में अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत 

को यह समाधान रहे जिसके लिए वह ठेकेदार से नियमानुसार अनुबन्ध तहरीर एवं पंजीकृत करायेगा जिस 
पर होने वाला कुल व्यय सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा । 

अध्यक्ष, जिला पंचायत का पूर्ण अधिकार रहेगा कि वह इन उपविधियों को प्रभावी एवं बंधनकारी के 
लिए हर दशा में इस उल्लंघन को रोकने हेतु जिला स्तर के अधिकारियों की सहायता से जैसा वह उचित 
समझे, स्वतन्त्र रूप से या उल्लंघन के लिए जो दण्ड निर्धारित है उसका उपयोग करें । 


अनुसूची -1 


क्र ० सं ० 


वाहन का नाम 


लदान / ढुलान शुल्क (रु 0 में ) 


1 . 


मिनी ट्रक 


30.00 


2 . 


ट्रैक्टर 


30.00 


3. 


ट्रक 


50.00 


4 . 


आठ टायर या उससे बड़ा ट्रक ( ट्रेलर ) 


100.00 


66 


उत्तराखण्ड गजट , 24 फरवरी , 2018 ई० ( फाल्गुन 05, 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 3 


दण्ड 


उ 0 प्र 0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम , 1961 की धारा -240 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के द्वारा 
यह हिदायत दी जाती है कि उन उपविधियों के पूर्ण रूप से अथवा किसी अंश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति से 
अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा जो 1000 रुपये तक हो सकता है और जब तक यह उल्लंघन चला रहे तो प्रथम सजा 
के बाद 50 रुपये प्रतिदिन जब तक कि अपराध चले, अर्थदण्ड लिया जायेगा तथा यदि यह समाधान हो जाय कि अपराधी 
उपविधियों का उल्लंघन करने का आदी है तो उसे तीन माह तक की कैद की सजा भी दी जा सकती है । 


यशवन्त सिंह रावत, 

अपर मुख्य अधिकारी, 
जिला पंचायत , रुद्रप्रयाग । 


निदेशालय पंचायतीराज उत्तराखण्ड देहरादून 

अधिसूचना 


. 


23 जनवरी, 2018 ई ० 
संख्या 2460 / 3-40 / ग्रा ० पं 0 / 68 / 2017-18 / -शहरी विकास अनुभाग -3 की अधिसूचना संख्या.... / IV(3)/ 
2017-01 (22 न 0 नि 0) / 2017 , दिनांक 20-11-2017, अधिसूचना संख्या 2301 / IV (3) / 2017-04 ( घो 0) / 2015 दिनांक 
20-11-2017 एवं जनपद चमोली में नगर निकाय सृजन / सीमा विस्तार सम्बन्धी विभिन्न पूर्व निर्गत अधिसूचनाओं के 
द्वारा कतिपय राजस्व ग्रामों के क्रमशः नगर पंचायत नन्दप्रयाग , नगर पालिका परिषद् कर्णप्रयाग, नगर पंचायत 
पीपलकोटी, नगर पंचायत थराली में विलीन होने के कारण उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम , 2016 की धारा-3 

-3( क ), 
धारा 4-1(1 ) एवं धारा 4-1(2) के अधीन तथा पंचायतीराज अनुभाग -1, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 
912 / XII / 2017-86(20) / 2017 दिनांक 09-06-2017 एवं अधिसूचना संख्या 913 / XII / 2017-86( 20 ) / 2017 दिनांक 
09-06-2017 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं हरि चन्द्र सेमवाल, निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, विकास खण्ड 
दशोली, कर्णप्रयाग, थराली एवं पोखरी, जनपद चमोली की ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन से सम्बन्धित पूर्व प्रकाशित 
विज्ञप्ति को संशोधित करते हुए एतद्वारा निम्न सारणी के स्तम्भ 2,3 एवं 4 में उल्लिखित राजस्व ग्राम, ग्राम सभा एवं 
ग्राम पंचायत को तद्नुसार स्तम्भ 6, 7 एवं 8 मे विनिर्दिष्ट राजस्व ग्राम , ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत घोषित करता हूँ । 
यह संशोधन जिलाधिकारी , चमोली के प्रस्ताव / संस्तुति के आधार पर जारी किया जा रहा है । 
क्षेत्र पंचायत का नाम - दशोली 

जनपद का नाम - चमोली 


वर्तमान स्थिति 


संशोधित स्थिति 


गजट 


राजस्व ग्राम 


ग्राम सभा 


ग्राम पंचायत 


गजट 


राजस्व ग्राम 


ग्राम सभा 


ग्राम पंचायत 


क्रमांक 


का नाम 


का नाम 


क्रमांक 


का नाम 


का नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


1 . 


1. अंगथला 


अंगथला 


अंगथला 


ग्राम पंचायत अंगथला नगर पंचायत पीपलकोटी में विलीन 


10 


1. गडोरा 


गडोरा 


गडोरा 


राजस्व ग्राम गडोरा नगर पंचायत पीपलकोटी में विलीन 


2. भीडलग्गा गडोरा 


भाग 3 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 24 फरवरी , 2018 ई ० (फाल्गुन 05, 1939 शक सम्वत् ) 


67 


1 


2 


3 


4 . 


5 


6 


7 


8 


16. 


16 


1. चातुली किली चातुली 

किरूली 


चातुली 
किरूली 


चातुली 
किरूली 


1. चातुली किरूली चातुली 
2. भीडलग्गा गडोरा किरूली 
( क्र 0 10 से शामिल ) ( पुनर्गठित ) 
1. धारकोट 

धारकोट 


28 


1. धारकोट 


धारकोट 


| धारकोट 


28 


धारकोट 


2. मथरपाल 


2. मथरपाल 


( पुनर्गठित ) 


3.मतुराई 


3. मतुराई 
4. भौति वेडुला 

( क्र 0 36 से शामिल ) 
ग्राम पंचायत नौरख (पीपलकोटी) नगर पंचायत पीपलकोटी में 
विलीन 


32 


36 . 


राजस्व ग्राम पुरसाडी नगर पंचायत नन्दप्रयाग में विलीन 


1. नौरख 

नौरख | नौरख 
( पीपलकोटी) |(पीपलकोटी) | ( पीपलकोटी) 
1. पुरसाडी पुरसाडी | पुरसाडी 
2. भौति वेडुला 
1. बाटुला ( मायापुर) बाटुला बाटुला 

( मायापुर) 

|(मायापुर) 


37 


ग्राम पंचायत बाटुला (मायापुर) नगर पंचायत पीपलकोटी में 
विलीन 


---- 


क्षेत्र पंचायत का नाम कर्णप्रयाग 


----- 


जनपद का नाम - चमोली 


41 


1. जाख 


जाख 


जाख 


41 


1. जाख 


जाख (पुनर्गठित ) 


जाख 


2. कुण्डेला 


राजस्व ग्राम कुण्डेला नगर पालिका परिषद् कर्णप्रयाग में विलीन 


50. 


1. तेफना 


तेफना 


तेफना 


50 


1. तेफना 


तेफना 


तेफना 
( पुनर्गठित ) 


2. ग्वाला 


2. ग्वाला 
3. रामबोरी 

( क्र 0 74 से शामिल ) 


4. सेम 


( क्र 0 74 से शामिल ) 


55 . 


दुगल्वाली दुगल्वाली 


55 


1. ढुंगल्वाली 
2. बिरोली लग्गा 
जैंठी 


1. दुगल्वाली ढुगल्वाली | दुगल्वाली 
2. बिरोली लग्गा जैठी ( पुनर्गठित ) 
3. नौली तला 

( क्र 0 96 से शामिल) 
4. हडकोटी 

( क्र 0 96 से शामिल ) 


74 


1. मंगरोली 


मंगरोली 


मंगरोली 


राजस्व ग्राम मंगरोली नगर पंचायत नन्दप्रयाग में विलीन 


2. रामबोरी 


3. सेम 


68 


उत्तराखण्ड गजट , 24 फरवरी , 2018 ई ० ( फाल्गुन 05, 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 3 


76 


1. राणखी 


मज्याणी 


मज्याणी 


2. टटासू 


राजस्व ग्राम राणखी नगर पालिका परिषद् कर्णप्रयाग में विलीन 
राजस्व ग्राम टटासू नगर पालिका परिषद् कर्णप्रयाग में विलीन 
राजस्व ग्राम पिपलसैण नगर पालिका परिषद् कर्णप्रयाग में विलीन 


3. पिपलसैण 


4. तोली डांडोली 


76 


1. सिमली 


सिमली 


सिमली 


5. सिमली 


2. तोली डांडोली | (पुनर्गठित ) 


96 


1. सोनला 


सोनला 


सोनला 


राजस्व ग्राम सोनला नगर पंचायत नन्दप्रयाग में विलीन 


2. नौली तला 


3. हडकोटी 


क्षेत्र पंचायत का नाम - पोखरी 


जनपद का नाम - चमोली 


62 


1. सेमी ग्वाड 


सेमी ग्वाड | सेमी ग्वाड | ग्राम पंचायत सेमी ग्वाड नगर पालिका परिषद् कर्णप्रयाग में विलीन 


2. मैठाण लग्गा सेमी 


क्षेत्र पंचायत का नाम - थराली 


जनपद का नाम -चमोली 


17 


1. चौण्डा 


चौण्डा 


चौण्डा 


17 


1. चौण्डा 


चौण्डा 


चौण्डा 


( पुनर्गठित ) 


2. सिमलसैण 


राजस्व ग्राम सिमलसैण नगर पंचायत थराली में विलीन 


24 


1. थराली 


थराली 


थराली 


ग्राम पंचायत थराली नगर पंचायत थराली में विलीन 


29 


1. देवराड़ा 


देवराड़ा 


देवराड़ा 


ग्राम पंचायत देवराड़ा नगर थराली में विलीन 


37 


1. मैंटा 


मैंटा 


मैंटा 


राजस्व ग्राम भैंटा नगर पंचायत थराली में विलीन 


2. सुनई तली 


37 


1. सुनई तली 


सुनई तली 


सुनई तली 
(पुनर्गठित ) 


हरि चन्द्र सेमवाल, 

निदेशक 


पी ०एस० यू ० ( आर० ई ०) 08 हिन्दी गजट / 78 –भाग 3–2018 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड , रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन0 / 30 / 2018-2020 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 फरवरी, 2018 ई0 (फाल्गुन 05, 1939 शक सम्वत् ) 


भाग 8 
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
कार्यालय नगर पंचायत , गजा, टिहरी गढ़वाल , 


20 जुलाई , 2017 
संख्या 26 / लाइसेन्स शुल्क / उपविधि - 2017 - नगर पंचायत , गजा, टिहरी गढ़वाल सीमान्तर्गत पर्यावरण 
( संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्लास्टिक कचरा अवशेष (प्रबन्धन एवं व्यवहार) नियमावली, 2011 के नियम 
4 ( बी ) के अन्तर्गत दी गई शक्तियों के अधीन नगर पंचायत , गजा, टिहरी गढ़वाल सीमान्तर्गत प्लास्टिक अवशेष 
(कचरा) प्रबन्धन एवं व्यवहार आदर्श उपविधि 2017 बनायी जाती है , जो जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि 
का प्रभाव पड़ने वाला हो , उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्ति हेतु प्रकाशित की जा रही है । समाचार पत्र में उपविधि 
के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित आपत्ति एवं सुझाव नगर पंचायत कार्यालय , गजा, टिहरी 
गढ़वाल में दे सकते हैं । नियत अवधि के बाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा 
तथा निर्धारित दरों को अन्तिम रूप दिया जायेगा, जो उत्तराखण्ड प्रदेश गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी 
मानी जायेगी । 

प्लास्टिक अवशेष (कचरा ) प्रबन्धन एवं व्यवहार आदर्श उपविधि -2017 


1. उपनियम 


(1) संक्षिप्त आगम एवं उत्पत्ति - पर्यावरण ( संरक्षण ) एक्ट 1986 के अन्तर्गत प्लास्टिक कचरा अवशेष (प्रबन्धन एवं 

व्यवहार) नियमावली , 2011 के नियम 4( बी ) के अन्तर्गत दी गई शक्तियों के अधीन नगर पंचायत गजा , टिहरी 
गढ़वाल इस एक्ट के आधार पर सक्षम अधिकारी के तौर पर प्लास्टिक कचरे का प्रयोग, एकत्रीकरण , छटाई, 
उठान , निस्तारण पुनर्चक्रण के लिए उपयुक्त विधायी शक्तियों का निर्वहन करेगी। उपर्युक्त के अन्तर्गत 
नियमावली निम्न प्रकार होगी 


59 - ट 


60 


उत्तराखण्ड गजट, 24 फरवरी, 2018 ई 0 ( फाल्गुन 05, 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 8 


2. परिभाषा 


(1 ) कैरी बैग का अर्थ प्लास्टिक की थैलियाँ जिन्हें उपयोग सामग्री के लिए प्रयोग में लाया जाता हो जिसमें 

स्वत ले जाने योग्य लक्षण हो सहित । 


( 2) कलरेन्टस वे रंगने वाले पदार्थ जो भारतीय प्रमाणिकता आई0 एस0 9833:1981 के अनुसार निर्धारित 


हों । 


( 3) एकत्रीकरण का अर्थ प्लास्टिक कचरे को स्थायी एकत्रीकरण स्थल से अथवा अन्य किसी स्थान से उठाना 


व हटाना । 


(4 ) एकत्रीकरण स्थल का अर्थ वह निर्धारित स्थान, शैड किशोक या ढांचा जो म्युनिसिपल या सरकारी 

जमीन , अथवा सार्वजनिक स्थान जहाँ प्लास्टिक कचरा प्राप्त करना व हटाना शामिल है । 


(5 ) सामग्री का अर्थ शाक सब्जियाँ , फल, दवाईयाँ, खाद्य सामग्री तथा इसी प्रकार की वस्तुयें साथ ही अन्य 

प्रकार की वस्तुयें । 
(6) कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिक का अर्थ यह है कि प्लास्टिक जो जैविकी प्रक्रिया से कम्पोस्टिंग के दौरान 

( कार्बन डाईआक्साइड ) पानी, जैविक पदार्थों तथा वायोमास के सम्पर्क के दौरान अन्य सात कम्पोस्ट 
योग्य पदार्थों के मांति अनुकूल रहता है तथा कोई दृश्यमान अन्दर दर्शाने वाले तथा रसायनिक अवशेष 

नहीं छोड़ता है । 
(7 ) पृथकीकरण का अर्थ यह है कि पदार्थों को छोटे - छोटे हिस्सों में बांटने की प्रक्रिया । 
( 8) पर्यावरण का अर्थ उन भौतिक व परिस्थितिकाय से सम्बन्धित हो जो जीवों के जीवन के विकास को 

प्रभावित करता है । 


(७) उत्पादक की विस्तारित जिम्मेदारी (epr ) का अर्थ है कि प्लास्टिक कैरी बैग तथा बहुस्तरीय प्लास्टिक 

थैलियों की पैकिंग सामग्री के उत्पादक या निर्माता की वह जिम्मेदारी जिसके अन्तर्गत निर्मित प्लास्टिक 
सामग्री के समाप्त होने तक सामग्री का पर्यावरणीय प्रबन्धक सुनिश्चित हो । यह जिम्मेदारी उन सभी 

निर्माताओं पर भी लागू होती है जो इस प्रकार की पैकिंग सामग्री का उपयोग करते है । 
( 10 ) खाद्य सामग्री का अर्थ वह सामग्री जो द्रव्य ठोस व ठोस जैसी रूपों में तुरन्त खाने योग्य पदार्थ , 

फूड, प्रसंस्कृत या बने हुए भोजन के रूप मे हो । 
(11) निर्माता का अर्थ है वह व्यक्ति या संस्था जो प्लास्टिक कैरी बैग , बहुस्तरीय पैकिंग सामग्री, पाउच तथा 

या इसी प्रकार की सामग्री का पैंकिंग के लिए उत्पादन करने में संलग्न हों । 


फास्ट 


(12) माईक्रोन का अर्थ है प्लास्टिक फिल्म के मापन की इकाई जो एक मिलीमीटर के दशवें हिस्से के बराबर 


हो । 


(13) बहुस्तरीय प्लास्टिक का अर्थ है वह सामग्री जो पैंकिंग हेतु कई स्तरों जैसे , कागज, गत्ते , पॉलीमर 

सामग्री या एल्युमिनियम फाईल की परतयुक्त या सम्मिलित रूप में हों । 


भाग 8 ]] 


उत्तराखण्ड गजट, 24 फरवरी, 2018 ई0 ( फाल्गुन 05, 1939 शक सम्वत् ) 


61 


(14) पिंगमेंट का अर्थ है एक रंगयुक्त पदार्थ अथवा तत्व है । 
(15) प्लास्टिक का अर्थ वह पदार्थ जिसमें उच्च पालीमर के तत्व विद्यमान हो तथा जो उसमें प्रसंस्करण 

प्रक्रिया में अन्तिम सामग्री के रूप में अपने स्वभाविक रूप में रहे । 


(16) प्लास्टिक कचरा का अर्थ कोई प्लास्टिक कचरा जो कैरी बैग, पाउच या बहुस्तरीय पैकिंग सामग्री के 

रूप में उपयोग किया जाए व जिसे उपयोग के उपरान्त अथवा उनकी जीवनकाल के उपरान्त फेंक दिया 


जाये । 


(17) प्रसंस्करण का अर्थ कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसमें प्लास्टिक कचरे को उपचारित कर पुनउपयोग हेतु 

बनाया जा सके । 


(18 ) पुनर्चक्रीकरण का अर्थ पृथक्कीकरण अजैविक प्लास्टिक कचरे को परिवर्तन प्रक्रिया के आधार पर नये 

उत्पाद के कच्चे माल के रूप में तैयार किया जाए जो अपने मौलिक रूप में हो अथवा नहीं । 


(19) पुनर्चक्रीकृत बैग का अर्थ वह बैग जो उपयोग किये गये पालीमर या पूर्ववत प्रसंस्कृत प्लास्टिक से बना 


हो । 


( 20) पृथक्कीकरण का अर्थ वह म्युनिसिपल ठोस कचरा जो जैविक व अजैविक कचरे खतरनाक चिकित्सकीय 

सूक्ष्म कचरा, निर्माण व तोड़ने से निकलने वाले कचरे , बाग व बगीचों का कचरा तथा सभी तरह के 


कचरे । 


( 21 ) दुलान का अर्थ म्यूनिसिपल कचरे का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना । 
( 22 ) वर्जिन प्लास्टिक का अर्थ वह प्लास्टिक जो पूर्व में उपयोग में नहीं लाई गयी हो अथवा किसी कचरे 

या अवशेष के साथ मिलाया न गया हो । 


(23) अवशिष्ट प्रबन्धन का अर्थ वैज्ञानिक आधार पर कम करना, दुबारा उपयोग, पुनर्चक्रीकरण , कम्पास्टिंग 

या प्लास्टिक कचरे का निस्तारण । 


( 24) वेस्ट पिकर का अर्थ उन लोगों से है जो अकेले या समुदाय में रहकर प्लास्टिक अवशिष्ट का एकत्रीकरण 

करते है । 


3 - कैरी बैंग तथा छोटे पाउच आदि के स्टाक , वितरण , विक्रय हेतु निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक 
( a) कैरी बैंग प्राकृतिक रंग (रंग रहित ) जिसमें कोई रंग तत्व न हो या भारतीय प्रमाणिकताः आईएसः 

9833:1981 के अनुसार वैधानिक रंग तत्वों द्वारा निर्मित हो । 


(b ) किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसी कैरी बैग जो पुनर्चक्रित प्लास्टिक या कम्पोस्ट किये जाने वाले प्लास्टिक 

से बने हो , को खाद्य पदार्थों के स्टोर लाने ले जाने , वितरण या पैकिंग के लिए प्रयोग में लाया जाय । 


( c) किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसे किसी कैरी बैग का उत्पादन , स्टोर वितरण या बिक्री नहीं किया जा सकता 

है , जो 40 माइक्रोन की मोटाई से कम हो या वर्जिन पुनर्चक्रीकरण या कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिक से न 
बना हो । 


62 


उत्तराखण्ड गजट , 24 फरवरी, 2018 ई० ( फाल्गुन 05, 1939 शक सम्वत् ) 

[ भाग 8 
(d ) कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिक वह जो भारतीय प्रमाणिकता आईएसः / आई0एस0 ओ0 17088 जो समय - समय 

पर संशोधन के आधार पर कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिक के लिए निर्धारित किये गये हैं । 


4 -प्लास्टिक कचरा प्रबन्धन निम्नानुसार हो 
( a) प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रणीयण, पुनः प्राप्त करना, निस्तारण केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर 

बनाये गये नियमों , प्रावधानों व प्रमाणिकता के अनुसार किया जाना होगा । 


( b) नगर पंचायत, गजा, टिहरी गढ़वाल कचरा प्रबन्धन के संचालन तथा समान्वयन के लिए निम्न सम्बद्ध 

गतिविधियाँ संचालित करेंगे: -- 


(1) प्लास्टिक कचरे का सुरक्षित एकत्रीकरण, स्टोर , पृथक्कीकरण , दुलान, प्रसंस्करण तथा निस्तारण 
( 2) यह सुनिश्चित करना कि प्रसंस्करण के दौरान पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो । 
(3) यह सुनिश्चित करना कि यदि सम्भव हो तो प्लास्टिक कचरे के एकत्रीकरण केन्द्र के निर्माण में 

निर्माता को भागीदार बनाना । 


(4 ) यह सुनिश्चित करना कि प्लास्टिक कचरे को पुनर्चक्रण करने वाली संस्थाओं के साथ निरन्तरता 

स्थापित करना । 


(5 ) जागृति कार्यक्रमों से इससे जुड़े सभी सम्बद्ध इकाईयों को उनकी जिम्मेदारियों का ज्ञान बढ़ाना 
( 6) कचरा प्रबन्धन में जुड़ी सभी संस्थाओं या समूहों ( कूडा बीनने वालों सहित) को जोड़ना । 
(7) यह सुनिश्चित करना कि प्लास्टिक को खुले में न जलाया जाना । 
( 8) जबकि एकत्रीकरण व्यवस्था की जिम्मेदारी म्युनिसिपलिटी की है तथा इस उद्देश्य के लिए वह 

प्लास्टिक कैरी बैग , बहु स्तरीय प्लास्टिक पाउच या थैलियाँ , प्लास्टिक बोतलें , प्लास्टिक तिरपाल, 
शीतल पेय वस्तुयें आदि के निर्माताओं या ब्रांड मालिक जो इनका उपयोग करते हैं , की सहायता 
ले सकती है । 


(9) . यह म्युनिसिपलिटी प्लास्टिक कचरे के विसंक्रमण के लिए श्रीनगर विसंक्रमण व परतीकरण इकाई 

जो उत्तराखण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा संचालित है तथा गढ़वाल रेंज के शहरी स्थानिक 
संस्थाओं के विकास के लिए है तथा प्लास्टिक प्रसंस्करण व पुनर्चक्ररणीय इकाई काठगोदाम जो 
झील विकास प्राधिकरण नैनीताल द्वारा कुमाऊँ क्षेत्र के शहरी स्थानिक संस्थाओं हेतु चलाई जा 
रही है , के साथ समन्वय करेंगी । 


5 -विपणन या चिन्हीकरण हेतु प्रयास 


( a) प्रत्येक प्लास्टिक कैरी बैग का बहुस्तरीय पाउच या थैली में निम्न सूचना अंगेजी या स्थानीय भाषा में 

प्रिंट करना आवश्यक होगा । 


(1 ) निर्माता का नाम व रजिस्ट्रेशन संस्था तथा कैरी बैग की स्थिति में उसकी मोटाई । 


( 2) बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउच या थैली में निर्माता का नाम व रजिस्ट्रेशन संख्या । 


भाग 8 ] 


उत्तराखण्ड गजट, 24 फरवरी, 2018 ई० (फाल्गुन 05, 1939 शक सम्वत् ) 


63 


( 3 ) 


सभी पुनर्चक्रीकृत कैरी बैग में पुनर्चक्रीकृत लिखा हुआ या चिन्हित हो जो भारतीय प्रमाणिकताः 
आई० एस 0 14534:1998 के अनुसार निर्मित हो । 
सभी वे कैरी बैग जो कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिक हो में कम्पोस्ट योग्य लिखा हुआ या चिन्हित हो 
तथा भारतीय प्रमाणिकता के अनुसार निर्मित हो । 


6 . 


( 5) सभी खुदरा व्यापारियों को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि सभी प्लास्टिक कैरी बैग तथा 

बहुस्तरीय पाउच या थैलियाँ जो उनके द्वारा बेचे जायं , में नियमानुसार चिन्हित हो । 
इसके अतिरिक्त कोई भी कैरी बैग खुदरा व्यापारियों द्वारा क्रेताओं को निःशुल्क उपलब्ध नहीं होना चाहिए । 
कैरी बैग का न्यूनतम मूल्य कैरी बैग की गुणवत्ता व आकार के अनुसार हो जो उसके निर्माण सामग्री तथा 
कचरा प्रबन्धन की लागत भी शामिल हो , जिससे प्लास्टिक कचरा संवर्धन में कमी करने को बढावा दिया 
जा सके । कैरी बैग की कीमत जो क्रेताओं से ली जाएगी 1 / - से कम न हो । 


7 . 


इसके अतिरिक्त म्युनिसिपलिटी समय - समय पर जब भी आवश्यकता हो जाँच कर सकेगी । 
यू 0 पी 0 प्लास्टिक तथा अन्य अजैविक कूडे (उपयोग का विधान व निस्तारण) एक्ट 2000 के अनुसार किसी 
भी व्यक्ति द्वारा फेके गये अजैविक बैग या डिब्बों के द्वारा निम्न स्थितियाँ पैदा हो सकती है । 


8 . 


( 1) जैविक रूप से नष्ट न होने के कारण इन्हें जिस स्थिति में फेंका जाता है , सैकड़ों वर्षों तक वे 

उसी रूप में पड़ी रहती है । 


( 2) प्लास्टिक पैकेट्स नालियों , ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज पाईप लाईन आदि को अवरूद्ध करते हैं तथा 

पानी विशेषकर दूषित जल की निकासी में रूकावटे उत्पन्न करते हैं । इससे जहाँ आपसास के क्षेत्र 
में पानी भर जाता है वहीं गन्दे पानी के जमाव से विभिन्न हानिकारक कीट एवं जीवाणु पनपते 
है और विभिन्न बीमारियों को जन्म देने का कारण बनते हैं । 


(3 ) पॉलिथीन की थैलियाँ इधर - उधर फेंके जाने से ये गन्दगी तो फैलाती ही है, सार्वजनिक स्थानों 

को प्रदूषित भी करती है । पर्यटन महत्व के स्थानों , धार्मिक स्थानों , बाग -बागीचों , नदियों एवं 

तालाबों को प्रदूषित करने के साथ उनके सौन्दर्य को भी नष्ट करती है । 
(4) मृदा में मिलकर ये उसकी उर्वरता को प्रभावित करती है एवं उसे कृषि कार्यों के अयोग्य बनाती 

है , जिससे मिट्टी बंजर हो जाती है । 
(5 ) मृदा पर जहाँ ये डाली जाती है , वहाँ इसके साथ मिलकर मृदा की स्वाभाविक जल वितरण क्षमता 

को प्रभावित करती है । 


( 6) नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ इन्हें फेंके जाने के कारण अनेक मवेशी कचरा खाते हुए इन्हें भी 

निगल जाते है तथा इनकी अत्यधिक मात्रा निगलकर काल के ग्रासबन जाते है । 


(7 ) पॉलीथीन अपशिष्ट भूमिगत जलस्रोतों की भी रिचार्जिग को भी प्रभावित करती है । 


(8 ) घरेलु अपशिष्ट के साथ इन्हें जलाये जाने पर सल्फर डाई आक्साइड, कार्बन मोनो आक्साइड एवं 

नाईट्रोजन आक्साइड के साथ डायइ आक्सीन जैसी विषैली गैसों का उत्सर्जन होता है जो 
पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर अत्यन्त विपरीत असर डालती है । 


64 


उत्तराखण्ड गजट , 24 फरवरी, 2018 ई० (फाल्गुन 05, 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 8 


शास्ति 


जो कोई उपरोक्त उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने के लिये दुष्प्रेरित करेगा, प्रथम दोष 
सिद्धि की दशा में कारावास से जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पाँच हजार रुपये 
तक का हो सकेगा दोनों से , दण्डित किया जायेगा और दूसरी या पश्चात्वर्ती दोष सिद्धि की दशा में कारावास 
से जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार तक का हो सकेगा, दण्डित किया 
जायेगा । 


20 जुलाई , 2017 
संख्या 27 / लाइसेन्स शुल्क / उपविधि - 2017 - नगर पंचायत , गजा, टिहरी गढ़वाल सीमान्तर्गत अधिनियम , 
1916 की धारा -298(2) आई ० एच० एफ 0 के अन्तर्गत जो अधिसूचित क्षेत्र समिति पर भी लागू है, द्वारा प्रदत्त 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत , गजा अपनी सीमा के अन्तर्गत अश्लील तथा अमद्र फिल्म पोस्टरों , 
विज्ञापनों , भवनों पर इश्तहारों , साईन बोर्डों आदि चिपकाने व प्रस्थापित करने सम्बन्धी विनियमित एवं नियमित 
करने हेतु विज्ञापन शुल्क उपविधि 2017 बनायी गयी है । उक्त अधिनियम की धारा 302(2) के अन्तर्गत प्रदत्त 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपविधियों की पुष्टि करते हैं , जो जनसामान्य एंव जिन पर इस उपविधि का प्रभाव 
पड़ने वाला हो उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्ति हेतु प्रकाशित की जा रही है । समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन 
की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित आपत्ति एवं सुझाव नगर पंचायत कार्यालय , गजा, टिहरी गढ़वाल में दे 
सकते हैं । नियत अवधि के बाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा निर्धारित 
दरों को अन्तिम रूप दिया जायेगा, जो उत्तराखण्ड प्रदेश गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी । 


विज्ञापन शुल्क उपनियम -2017 


1 . 


यह उपनियम नगर पंचायत, गजा, टिहरी जनपद टिहरी अश्लील तथा आपत्ति जनक फिल्म या पोस्टरों 
आदि के प्रदर्शन पर नियन्त्रण नियमावली, 2017 कहलायेगी । 


2 . 


इन नियमों में विज्ञापन का अर्थ किसी भी स्थान पर सार्वजनिक रूप से प्रिन्ट या इलेक्ट्रॉनिक रूप 
से प्रदर्शित किये गये सूचना पट्ट, पोस्टर होर्डिग , साईनबोर्ड दिवारों आदि पर पेन्ट से लिखे गये 
(बाल पेन्टिंग) 


या चौक से बनाये गये लिखे गये विज्ञापनों से है । 


3 . 


इमारत या तात्पर्य किसी भी प्रकार से बनाये गये ढांचे से है जो किसी भी मैटीरियल से बनाया गया 
हो । 


4 . 


कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत गजा जनपद टिहरी की सीमा अन्तर्गत किसी स्थान पर इमारत के किसी 
भाग पर या ढांचे पर विज्ञापनार्थ किसी प्रकार का विज्ञापन सूचना पट्ट, पोस्टर वैनर या होर्डिंग आदि 
बिना नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी / नगर पंचायत गजा जनपद टिहरी द्वारा नियुक्त 
पदाधिकारी की लिखित स्वीकृति प्राप्त किये बगैर नहीं लगायेगा । 


भाग 8]] 


उत्तराखण्ड गजट, 24 फरवरी , 2018 ई० ( फाल्गुन 05, 1939 शक सम्वत् ) 


65 


5 . 


उपरोक्त उपनियम निम्नांकित पर लागू नहीं होगा 


( अ) ऐसे विज्ञापन जो सरकारी अथवा राष्ट्रीय कार्यों हेतु स्थानीय विकास योजनाओं हेतु 

शासकीय प्रतिनिधि द्वारा प्रदर्शन हेतु लगाये गये हो । 
( ब ) ऐसा विज्ञापन या साईन बोर्ड जो किसी स्थानीय व्यापारी / दुकानदार द्वारा अपनी दुकान या 

निवास पर अपने व्यवसाय के सम्बन्ध में लगाया गया हो । 


6 . 


( स) इसके अतिरिक्त किसी विशेष परिस्थितियों में निःशुल्क विज्ञापन लगाने के लिए अधिशासी 

अधिकारी की लिखित अनुमति प्रदान करना आवश्यक होगा । 
किसी भी विज्ञापन हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए पत्र विज्ञापन की लिपिलेखा सहित दो प्रतियों 
के साथ नगर पंचायत गजा जनपद टिहरी के कार्यालय में देना होगा, ताकि अनुमति देते समय 
अधिशासी अधिकारी विज्ञापन की भाषा आदि की जाँच करने के पश्चात् संतुष्ट करेंगे की विज्ञापन 
में किसी भी प्रकार की अश्लीलता या आपत्ति जनक भाषा या किसी समूह की भावनाओं को ठेस 
पहुँचाने वाली बातें या सामुदायिक विष फैलाने वाली भाषा का प्रयोग तो नहीं किया गया है । इस 
प्रकार संतुष्ट हो जाने के बाद आवेदक को स्वीकृति प्रदान की जायेगी । किन्तु अधिशासी अधिकारी 
के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह जनहित में यदि आवश्यक समझे तो अनुमति दे या ना 
दे । अथवा किसी प्रतिबन्ध या शर्त के साथ अनुमति दे ऐसी स्थिति में पीडित व्यक्ति अध्यक्ष / प्रशासक 
नगर पंचायत गजा जनपद टिहरी के सम्मुख एक सप्ताह के अन्दर अपनी याचिका प्रस्तुत कर सकता 
है । जिस पर अध्यक्ष / प्रशासक का निर्णय अन्तिम होगा । 


7 . 


नगर पंचायत गजा जनपद टिहरी गढ़वाल अधिशासी अधिकारी के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा 
कि उपविधि का उल्लंघन करके यदि कोई विज्ञापन लगा दिया गया हो तो उसे हटा सकते है । और 
इसे हटाने में हुए व्यय को विज्ञापन मालिक या एजेण्ट से वसूल कर सकते है. यदि कोई व्यक्ति व्यय 
शुल्क जमा न करें अथवा विज्ञापन हटाने के एक माह बाद होर्डिग वापस करने हेतु प्रार्थना पत्र 
प्रस्तुत न करें तो विज्ञापन हटाने से एक माह बाद होर्डिग एवं साइन बोर्ड नीलाम करवा सकते हैं । 


8 . 


उपनियमों के परियोजनार्थ व्यक्ति , व्यक्तियों , कम्पनी या फर्म के मालिको, प्रबन्धकों , ऐजण्टो या 
उनके कारिन्दों , जिनके द्वारा कोई विज्ञापन इन उपविधियों का उल्लंघन करते हुए लगाया या 
लगवाया गया हो दोषी समझा जायेगा तथा दण्ड का भागी होगा । 


इन उपनियमों में दी जाने वाली निर्गमन की अनुमति के लिए विज्ञापन शुल्क निम्न होगा 


1 . 


1 फुट x1 फुट से 6 फुट 6 फुट के साईज के होर्डिंग / बोर्ड-200.00 वार्षिक 


2 . 


6 फुट x6 फुट से 12 फुट X10 फुट तक के साईज के होर्डिंग / बोर्ड -400.00 वार्षिक 


3 . 


12 फुट X 10 फुट से 20 फुट X 10 फुट तक के साईज के होर्डिंग / बोर्ड-800.00 वार्षिक 


4 . 


12 फुट X10 फुट से 40 फुट x10 फुट तक के साईज के होर्डिंग / बोर्ड -1500.00 वार्षिक 


5 . 


विज्ञापन का इलेक्ट्रॉनिक डिस्पले 20 फुट x 20 फुट साईज -2000.00 वार्षिक 


66 


उत्तराखण्ड गजट , 24 फरवरी, 2018 ई० ( फाल्गुन 05, 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 8 


6 . 


दीवारों पर की जाने वाली पेन्टिग विज्ञापन प्रतिवर्ग मी0-20.00 रुपये प्रतिमाह 


7 . 


बिजली / टेलीफोन के खम्बों पर 2X2 फुट तक होर्डिग / बोर्ड प्रति पोल -10.00 रुपये प्रतिमाह 


8 . 


बैनर कपडे का प्रति बैनर 100.00 रुपये प्रतिमाह 


9 . 


लकडी / लोहे के पाइप से सार्वजनिक सड़क पर गेट प्रतिदिन बनाने / लगाने हेतु व्यापारिक दृष्टि 
से 250 रु0 प्रति गेट 


10. अन्य विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक डिस्पले बोर्ड 200.00 रुपये प्रतिदिन 


11. बैलून / विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक डिस्पले बोर्ड 100.00 रुपये प्रतिदिन 


9 . 


विशेष परिस्थितियों में अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गजा को कतिपय मामलों में नगर पंचायत 
के अन्तर्गत विज्ञापन , निःशुल्क प्रदर्शित कराये जाने का अधिकार होगा । 


10 . 


नगर पंचायत गजा जनपद टिहरी गढ़वाल का बोर्ड उपरोक्त विज्ञापनों का वार्षिक ठेका भी करा 
सकती है जिसके लिये फर्मो / व्यक्तियों / एजेण्टों से कोटेशन अथवा बोली ले सकती है । किन्तु 
प्रतिबन्ध यह है कि ठेका लेने वाले व्यक्ति / फर्म उपरोक्त सभी शर्तों का पूर्ण पालन करना होगा शर्तो 
का उल्लंघन करने की दशा में ठेका निरस्त किया जा सकता है , एवं धरोहर / अग्रिम रूप में जमा 
धनराशि को जब्त किया जा सकता है । 


11. 


नगर. पंचायत गजा जनपद टिहरी के बोर्ड के पास उपरोक्त उपविधियों के अन्तर्गत प्रत्यक्ष 
परिस्थितियों के आधार पर शर्तो एवं नियमों के अनुसार ठेका निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित 


रहेगा । 


दण्ड 


उपरोक्त उपविधियों का उल्लंघन करके यदि कोई फर्म / ठेकेदार / व्यक्ति द्वारा किसी पोस्टर / होर्डिग 
अथवा उपरोक्त कोई भी विज्ञापन कही पर लगा दिया जाता है तो नगर पंचायत गजा जनपद टिहरी गढ़वाल उक्त 
विज्ञापन को हटाने के साथ ही उसके विज्ञापन का किराया सहित प्रथम दण्ड के रूप में विज्ञापन किराये 
के 05 गुना आर्थिक दण्ड वसूल किया जायेगा दूसरी बार उक्त अपराध उल्लंघन करने पर आर्थिक दण्ड के रूप 
में किराये की 10 गुना शुल्क भू - राजस्व की भांति वसूल किया जायेगा । 


ह 0 ( अस्पष्ट ) 
प्रभारी अधिशासी अधिकारी, 
नगर पंचायत , गजा , 
टिहरी गढ़वाल । 


ह ० ( अस्पष्ट ) 

प्रशासक , 
नगर पंचायत , गजा, 
टिहरी गढ़वाल । 


भाग 8 ]] 


उत्तराखण्ड गजट , 24 फरवरी, 2018 ई ० ( फाल्गुन 05, 1939 शक सम्वत् ) 


67 


कार्यालय नगर पालिका परिषद् , चम्पावत 
नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि, 2017 


पत्रांक ... 


20 नवम्बर, 2017 
./ यूजर चार्ज उपविधि - 2017-18 
संक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भ: 

यह उपविधि नगर पालिका परिषद, चम्पावत, जिला चम्पावत की " नगरीय ठोस 

अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि, 2017 " कहलायेगी । 
2 . यह उपविधि नगर पालिका परिषद, चम्पावत, जिला चम्पावत के सम्पूर्ण क्षेत्र में 

प्रभावी होगी । 
3 . यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी । 


1 . 


परिभाषायें: 
(i ) " नगरीय ठोस अपशिष्ट " के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर 

किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुये ठोस या अर्द्ध 
ठोस के रूप से नगरीय / अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा 

आवासीय अपशिष्ट आता है । 
( ii ) " उपविधि " से अभिप्रेत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के 

अधीन गठित उपविधि से है; 
(iii ) " नगर पालिका " से अभिप्रेत संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) के खण्ड 7 के उपखण्ड 

(ग ) के अधीन किसी नगर के संगठित नगर पालिका परिषद , चम्पावत जिला 

चम्पावत से है ; 
( iv) " अधिशासी अधिकारी " से अभिप्रेत उ0 प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत 

पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 के अधीन नियुक्त अधिशासी अधिकारी से 


है । 


----------...-...-...-........ 


------ 


(v ) " सफाई निरीक्षक " से, अभिप्रेत नगर पालिका परिषद, चम्पावत, जिला चम्पावत में 

शासन द्वारा तैनात सफाई निरीक्षक से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की 
स्थिति में नगर पालिका के उस अधिकारी / कर्मचारी से हैं , जो उस पद के 
कार्यभार के लिए शासन, नगर पालिका बोर्ड या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत 

किया गया हो । 
( vi ) "निरीक्षण अधिकारी " का अभिप्रेत अधिशासी अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, 

सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी / कर्मचारी से हैं जिन्हें समय - समय पर 

अधिशासी अधिकारी के आदेश से निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया है । 
( vii) "नियम " से अभिप्रेत भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना 

सं ०, 648 नई दिल्ली, मंगलवार 03 अक्टूबर 2000 असाधारण अधिसूचना नई दिल्ली, 
दिनांक 25 सितम्बर 2000 द्वारा पर्यावरण ( संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत 

नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम, 2000 बनाये गये से है । 
viii ) " अधिनियम " से अभिप्रेत उ0 प्र0 नगर पालिका अधिनियम -1916 (उत्तराखण्ड मे , 

यथाप्रवृत्त) से है । 
(ix ) " जीव नाशित / जैव निम्नकारणीय / जैविक अपशिष्ट " ( biodegradable waste ) से 

अभिप्रेत ऐसे अपशिष्ट पदार्थों से है जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा 
सकता है, जैसे बचा हुआ , खाना, सब्जी एवं फलो के छिलके , फूलों - पौधों आदि के 
पत्ते एवं अन्य जैविक अपशिष्ट आदि । 


68 


उत्तराखण्ड गजट, 24 फरवरी, 2018 ई ० ( फाल्गुन 05, 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 8 


" जीव अनाशित अपशिष्ट " ( Non- biodegradable waste) का अभिप्रेत ऐसे 
कूड़ा - कचरा सामग्री से हैं , जो जीव नाशित कूड़ा कचरा नहीं हैं और इसके अन्तर्गत 
प्लास्टिक भी है । 


( xi ) " पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट (recyclable waste ) से अभिप्रेत ऐसे अपशिष्ट से है जो 

दोबारा किसी भी प्रकार सीधे अथवा विधि से परिवर्तित करके उसका दोबारा उपयोग 
किया जा सकता है, जैसे-- प्लास्टिक , पौलीथीन (निर्धारित माईक्रोन के अन्दर) 

कागज, धातु , रबड़ आदि । 
(xii ) " जैव चिकित्सीय अपशिष्ट " (biomedical waste ) से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है 

जिसका जनन मानवों व पशुओं के रोग निदान, उपचार, प्रतिरक्षीकरण के दौरान या 
उससे सम्बन्धित किसी अनुसन्धान , क्रियाकलापों या जैविक के उत्पादन या परीक्षण 
के दौरान हुआ हो । 


. 


( xiii) " संग्रहण " (collection ) से अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल, संग्रहण, बिन्दुओं तथा किसी 

अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है । 
( xiv ) " कचरा खाद बनाने " (composting ) एक ऐसी नियन्त्रित प्रक्रिया से अभिप्रेत है 

जिसमे कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्वलित है । 
( xv ) " ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट " ( demolition and construction waste) से 

अभिप्रेत सन्निर्माण, पुनर्निर्माण , मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणाम 

स्वरूप निर्माण सामग्री रोड़ियों और मलबे से उद्भूत अपशिष्ट से है । 
( xvi) " व्ययन " ( disposal) से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को सन्दूषण 

से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से 
व्ययन अभिप्रेत है । 


, 


. 


( xvii ) " भूमिकरण " (landfilling) से भूजल सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ 

उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू आग के खतरे, पक्षियों का 
खतरा, नाशी जीव / कृत्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन , ढाल अस्थिरता और कटाव 
के लिए संरक्षात्मक उपक्रमों के साथ डिजाईन की गई सुविधा में अपशिष्ट, ठोस 

अपशिष्ट का भूमि भरण पर निपटान अभिप्रेत है । 
( xviii) "निक्षालितक " (leachate) से वह द्रव्य अभिप्रेत है जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य 

माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से धुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का 

निष्कर्ष किया है । 
(xix) " नगर पालिका प्राधिकारी " ( municipal authority ) में म्युनिशपल कॉर्पोरेशन, 

म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका, नगर पंचायत , नगर पालिका परिषद जिसके अन्तर्गत 
अधिसूचित क्षेत्र , समिति (एन ०ए ० सी ०) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित 
कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहां नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन और 

हथालन ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है । 
( xx ) "स्थानीय प्राधिकारी " (local authority) का अभिप्रेत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के 

अधीन गठित नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम 

पंचायत है । 
(xxi) नगरीय ठोस अपशिष्ट " ( municipal solid waste ) के अन्तर्गत औद्योगिक 

परिसंकटमय ( hazardous ) अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय 
अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुये ठोस या अर्द्धठोस रूप से नगरीय / अधिसूचित 
क्षेत्रों में पैदा किया जाने बाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है । 


69 


भाग 8 ]] 

उत्तराखण्ड गजट , 24 फरवरी, 2018 ई ० ( फाल्गुन 05, 1939 शक सम्वत् ) 
(xxii) " सुविधा के परिचालक " (operator of facility ) से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो 

नगरीय ठोस अपशिष्टो के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन , प्रसंस्करण और 
निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई 
अभिकरण आता है जो अपने - अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन एवं 
हथालन के लिये नगर पालिका प्राधिकारी द्वारा इस रूप से नियुक्त किया गया है । 
"प्रसंस्करण से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामाग्रियों को नये 

पुन: चक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है । 
( xxiii ) " पुनर्चक्रण" (recycling ) से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जो नये उत्पादों के उत्पादन 

के लिए पृथक्करण सामग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तन करता हैं । जो अपने 

मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता हैं । 
( xxiv) " पृथक्करण " ( segregation) से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक , 

पुनः चक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों से अलग - अलग करना 

अभिप्रेत है । 
( xxv ) "भण्डारण " ( storage ) से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस प्रकार 

डिब्बाबन्द किया जाना अभिप्रेत है जिससे कूड़ा - करकट , रोग वाहकों के आकर्षित 

करने, आवारा पशुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके । 
( xxvi) “परिवहन " (transportation) से विशेष रूप से डिजाईन की गई परिवहन प्रणाली 

द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन 
करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध , कूड़ा - करकट बिखरने, रोग वाहकों की पहुंच से 
रोका जा सके । 
कोई भी व्यक्ति / स्थापन ( establishment ) नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, 
सड़क, गली, फुटपाथ, किसी भी खुले स्थान पर जो नगर पालिका द्वारा इस 
प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, न डालेगा और न डलवायेगा । 
नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो 
कूड़ेदान रखेगा, जिसमें से एक जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरे में पुनः 
चक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा । 
नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 6 के अनुसार 
संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनः चक्रणीय अपशिष्ट सप्ताह में 
एक दिन नगर पालिका, के द्वारा निर्धारित समय, प्रक्रिया के अनुसार नगर पालिका 
के कर्मचारी / सुविधा प्रचालक (operator of a facility) को देना होगा (किन्तु जीव 
नाशित कूड़ा, जीव. अनाशित थैले में रखकर नहीं डाला जायेगा) जिसके लिए 
अनुसूची में निर्धारित दरें जो समय - समय पर संशोधित की जा सकेगी के अनुसार 
उत्पादक व्यक्ति / स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क ( user charges) लिए जायेंगे । 
नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी 
अपशिष्टों को उठाने के लिए नगर पालिका से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित 
व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिये निर्धारित दर पर सेवा शुल्क 
( user charges) भुगतान करना होगा । 
नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / स्थापना द्वारा जहां तक सम्भव हो 
बागवानी व सभी पेड़ - पौधों के कूड़े परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहां ऐसा 
करना सम्भव ना हो तो नगर पालिका से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित 
व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क . 
( user charges ) भुगतान करना होगा । किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया 
नहीं जायेगा । 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


.. 


70 


9 . 


उत्तराखण्ड गजट , 24 फरवरी, 2018 ई ० ( फाल्गुन 05, 1939 शक सम्वत् ) 

[ भाग 8 
नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन 

द्वारा परिसंकटमय 
( hazaradous) अपशिष्टों को अलग से जमा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक 
बार द्वार- द्वार ( door to door ) संग्रहण हेतु कर्मचारी / सुविधा प्रचालक को देना 


होगा । 


10. 


11. 


भ 


12. 


13. 


नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन जीव चिकित्सा अपशिष्टों का 
प्रबन्धन जीव -चिकित्सा अपशिष्ट ( प्रबन्धन एवं हस्तन) नियम 1998 के अनुसार 
करेगा, बिना उपचारित जैव -चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं 
मिलायेगा । 
नगरीय ठोस अपशिष्टों के . उत्पादन करने वाला / हथालन करने वाला 
व्यक्ति / स्थापना तथा अन्य कोई भी व्यक्ति नगरीय ठोस अपशिष्ट को न जलायेगा 
और न ही जलवायेगा । 
नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन , पृथक्करण, संग्रहण , भण्डारण, परिवहन तथा 
व्ययन से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार निरीक्षण अधिकारी को होगा । 
निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल 
उठाने की आवश्यकता समझी जाती है तो मासिक यूजर चार्जेस के अन्तर्गत 
निर्धारित नहीं है को अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा अथवा नगर पालिका / सुविधा 
प्रचालक तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिए स्थल पर ही यूजर चार्जेस 
वसूल किया जा सकेगा । जिसकी रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी जायेगी वह 
धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस मे नगर पालिका / सुविधा प्रचालक के 
खाते में जमा की जायेगी । 
अनुसूची में दी गयी दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना 
रू 0 5.00 (पाँच) के पूर्णांक में की जायेगी । 
उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्जेस / सेवा शुल्क में छूट का प्राविधान 
नहीं होगा । 
यह कि उपविधि में दिये गये किसी नियम का उल्लंघन करने पर यदि कोई व्यक्ति 
या परिवार जैविक - अजैविक कूड़े को सड़क व नाली में फेंकता है, तो प्रथम बार 
रू 0 200.00 दूसरी बार पर रू 0 500.00 एवं तीसरी बार मे रू 0 1,000.00 पैनेल्टी 
देनी होगी । 
यह कि यदि कोई व्यक्ति आवासीय एवं व्यवसायी भवन निर्माण हेतु निर्माण सामग्री 
24 घण्टे के अन्दर सार्वजनिक सडक या नाली के ऊपर से नहीं हटाता है तो प्रथम 
बार रू 500.00, द्वितीय बार रू 0 1,000.00 एवं तीसरी बार में रू 1,500.00 की 
अर्थदण्ड ( penalty ) देनी होगी । 
यह कि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत सेवा शुल्क ( User charges ) की 
दरें निम्नवत है । 
अनुसूची - 1 सेवा शुल्क ( User Charges) की दरें 


14. 


15. 


-- 


16. 


17. 


*18. 


क्र ० 
सं ० 


अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी / अपशिष्ट 

का प्रकार 


प्रतिमाह सेवा शुल्क ( User 
Charges ) की प्रस्तावित राशि 

रूपये में । 
20 / - प्रतिमाह 

50 / - प्रतिमाह 
स्थायी दुकान : -- 

100 / - प्रतिमाह 


1 


आवासीय भवन 
सब्जी एवं फल विक्रेता 


2 


ठेली : 


भाग 8 ]] 


71 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


उत्तराखण्ड गजट , 24 फरवरी, 2018 ई ० ( फाल्गुन 05, 1939 शक सम्वत् ) 
मॉस एवं मछली विक्रेता 

100 / - प्रतिमाह 
रेस्टोरेन्ट 

100 / - प्रतिमाह 
होटल / लॉजिंग / गेस्ट हाउस 

20 कमरे तक : - 100 / - प्रतिमाह 
20 कमरे से ऊपर : 200 / 

प्रतिमाह 
सरकारी एवं गैर सरकारी 

50 / - प्रतिमाह 
कार्यालय / स्कूल / सरकारी एवं गैर 
सरकारी शिक्षण संस्थाऐं 
समस्त बैंक 

50 / - प्रतिमाह 
हॉस्पिटल / नर्सिंग होम 

150 / - प्रतिमाह 
क्लीनीक / पैथोलोजी 

100 / - प्रमिाह 
स्थायी दुकानें 

50 / - प्रतिमाह 
अस्थायी दुकानें (फड़ एवं ठेला) 

20 / - प्रतिमाह 
वर्कशॉप 

50 / - प्रतिमाह 
कबाड़ी 

50 / - प्रतिमाह 
ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अवशिष्ट 

100 / - प्रतिमाह 
(रेता, सरिया, रोड़ा, ईट ,पत्थर आदि) 
बार 

100 / - प्रतिमाह 
बारबर / मौची / दर्जी / ड्राईक्लिीन करने 50 / - प्रतिमाह 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


वाली दुकान 


शास्ति 


-- 


नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध योजनान्तर्गत ( User Charges) उपविधि का उल्लघंन करने पर नगर 
पालिका अधिनियम 1916 की धारा-299 के अधीन कार्यवाही / जुर्माना / अर्थदण्ड जो रुपये 1000.00 तक 
होगी, यदि निर्धारित अवधि तक धनराशि जमा नही की जाती है, तो इस धनराशि के अतिरिक्त रु 0 25.00 
प्रतिदिन दण्ड देय होगा । 


! 


अभिनव कुमार, 


अधिशासी अधिकारी, 
नगर पालिका परिषद्, चम्पावत । 


प्रकाश चन्द्र तिवारी, 

अध्यक्ष, 
नगर पालिका परिषद् , चम्पावत । 


72 


[ भाग 8 


उत्तराखण्ड गजट, 24 फरवरी, 2018 ई0 ( फाल्गुन 05, 1939 शक सम्वत् ) 
कार्यालय नगर पंचायत , स्वर्गाश्रम , जौंक , पौड़ी गढ़वाल 


सार्वजनिक सूचना 


09 फरवरी, 2018 
संख्या 944 / उपविधि - राजपत्र प्रका0 / 2017-18 - नगर गायत स्वर्गाश्रम - जौंक , पौड़ी गढ़वाल 
सीमान्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 ( उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त ) की धारा -298 की 
उपधारा -2 के खण्ड ( झ) उपखण्ड (घ ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरीय ठोस अपशिष्ट 
प्रबन्धन नियमावली, 2000 के क्रियान्वयन हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2015 बनायी गयी 
है, जो नगर पंचायत बोर्ड बैठक दिनांक 09 मई, 2016 के विशेष प्रस्ताव संख्या -2 द्वारा सर्वसम्मति से पारित 
की गयी है । यह उपविधि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 ( उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त ) की 
धारा -301 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जन साधारण एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो , 
उनसे सुझाव एवं आपत्तियाँ प्राप्ति हेतु प्रकाशित की जा रही हैं । 

अतः समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ 
अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत , स्वर्गाश्रम - जौंक, पौड़ी गढ़वाल को प्रेषित की जा सकेंगी। वादमियाद 
प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा । 

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2015 


- 


1. 


सक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भ: 

यह उपविधि नगर पंचायत , स्वर्गाश्रम - जौंक की " नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2015 " 
कहलायेगी । 
यह उपविधि नगर पंचायत , स्वर्गाश्रम - जौंक, पौड़ी गढ़वाल के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी होगी । 
यह उपविधि सरकारी गजट , उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी । 


2. 


3. 


परिभाषाएं: 
( i ) " नगरीय ठोस अपशिष्ट " से औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैद 

चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुये ठोस या अर्द्धठोस के रूप से नगरीय / अधिसूचित 

क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट अभिप्रेत है; 
( ii ) " उपविधि " से उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के अधीन गठित उपविधि 

अभिप्रेत है ; 
" नगर पंचायत " से संविधान के अनुच्छेद 243 ( थ) के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी 

नगर के संगठित नगर पंचायत अभिप्रेत है; 
(iv) " अधिशासी अधिकारी " से उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश 

पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 के अधीन नियुक्त अधिशासी अधिकारी अभिप्रेत है; 
( v) " सफाई निरीक्षक " से नगर पंचायत , स्वर्गाश्रम - जौंक में शासन द्वारा तैनात सफाई निरीक्षक से है , 

ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगर पंचायत के उस अधिकारी / कर्मचारी से हैं , 
जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन, नगर पंचायत बोर्ड या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत 

किया गया हो, अभिप्रेत है; 
( vi ) . "निरीक्षण अधिकारी से अधिशासी अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा 

ऐसे अधिकारी / कर्मचारी से हैं जिन्हें समय - समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश से निरीक्षण 
के लिये अधिकृत किया गया अभिप्रेत है; 


भाग 8] 


उत्तराखण्ड गजट, 24 फरवरी, 2018 ई० (फाल्गुन 05, 1939 शक सम्वत् ) 


73 


( vii ) "नियम " से भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0-648 नई दिल्ली , 

मंगलवार 03 अक्टूबर 2000 असाधारण अधिसूचना नई दिल्ली, दिनांक -25 सितम्बर 2000 द्वारा 
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम , 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन ) 
नियम, 2000. अभिप्रेत है; 


. 


( viii ) " अधिनियम " से उत्तर प्रदेश / उत्तराखण्ड, नगर पंचायत, अधिनियम अभिप्रेत है; 
(ix ) “ जीव नाशित / जैव निम्न कारणीय / जैविक अपशिष्ट (Biodegradable waste )" से ऐसे 

अपशिष्ट पदार्थों से है -- जो सूक्ष्म - जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है. जैसे -बचा हुआ, 
खाना , सब्जी एवं फलो के छिलके , फूलों -पौधों आदि के पत्ते एवं अन्य जैविक अपशिष्ट आदि 

अभिप्रेत है : 
( x ) " जीव अनाशित अपशिष्टे ( Non- biodegradable waste)" से ऐसे कूड़ा-कचरा सामग्री जो 

जीव नाशित कूड़ा कचरा नहीं हैं और इसके अन्तर्गत प्लास्टिक भी है, अभिप्रेत है; 
( xi ) "पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट ( Recyclable waste)" से ऐसे अपशिष्ट जिसे पुनः किसी भी प्रकार 

सीधे अथवा विधि से परिवर्तित करके उसका पुनः उपयोग किया जा सकता है, जैसे - प्लास्टिक , 

पौलीथीन (निर्धारित माईक्रोन के अन्दर ) कागज, धातु , रबड़ आदि अभिप्रेत है; 
(xii ) " जैव चिकित्सीय अपशिष्ट ( Biomedical waste) " से ऐसे अपशिष्ट जिसका जनन मानवों व 

पशुओं के रोग निदान, उपचार , प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उससे सम्बन्धित किसी अनुसन्धान , 

क्रियाकलापों या जैविक के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ हो अभिप्रेत है; 
( xiii) " संग्रहण ( Collection)" से अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल, संग्रहण, बिन्दुओं तथा किसी अन्य 

स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है; 


( xiv) " कचरा खाद बनाने ( Composting)" एक ऐसी नियन्त्रित प्रक्रिया जिसमे कार्बनिक पदार्थ का 

सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्वलित है अभिप्रेत है ; 
( xv) " ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट ( Demolition and construction waste)" से 

सन्निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणामस्वरूप निर्माण सामग्री 

रोड़ियो और मलबे से उद्भूत अपशिष्ट अभिप्रेत है; 
(xvi) "व्ययन " (Disposal)" से भूजल , सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को सन्दूषण 

से बचाने 
हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है; 
( xvii ) " भूमिभरण ( Landfilling )" से भूजल सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली 

धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू आग के खतरे , पक्षियों का खतरा, जीवनाशी कृत्तक 
ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपक्रमों के साथ 

--डिजाईन की गई सुविधा में अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट का भूमि भरण- घर-निपटान अभिप्रेत है; 
( xviii ) "निक्षालितक. (Leachate)” से वह द्रव्य जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ 

है तथा जिसने इसमें से धुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्षकिया अभिप्रेत है; 
( xix ) " नगर पंचायत प्राधिकारी ( Municipal authority)" से नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत 

जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र, समिति (एन०ए० सी ) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित 
कोई अन्य स्थानीय निकाय जहां नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन और हथालन ऐसे किसी 
अभिकरण को सौंपा जाता है, अभिप्रेत है; 


. 


(xx) - "स्थानीय प्राधिकारी (Local authority)" से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर 

निगम, नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत अभिप्रेत है; 


74 


उत्तराखण्ड गजट, 24 फरवरी, 2018 ई० (फाल्गुन 05, 1939 शक सम्वत् ) 

[ भाग 8 
( xxi ) नगरीय ठोस. अपशिष्ट ( Municipal solid waste )" से औद्योगिक परिसंकटमय 

( hazardous) अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित 
करते हुये ठोस या अर्द्धठोस रूप से नगरीय / अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला 
वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट अभिप्रेत है; 


. 


( xxii ) " सुविधा के परिचालक ( Operator of facility)" से ऐसा व्यक्ति जो नगरीय ठोस अपशिष्टो 

के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण , परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या 
परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण आता है जो अपने -अपने क्षेत्रों में नगरीय 
ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन एवं हथालन के लिये नगर पंचायत प्राधिकारी द्वारा इस रूप से 
नियुक्त किया गया है, अभिप्रेत है; 


( xxiii ) " प्रसंस्करण ( Processing) " से वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नये पुन: 

चक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है, अभिप्रेत है ; 


( xxiv ) " पुनर्चक्रण ( Recycling ) " से वह प्रक्रिया जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण 

सामग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तन करता हैं , जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता 
है या नहीं भी हो सकता हैं अभिप्रेत है ; 


(xxv ) "पृथक्करण (Segregation)" से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनर्चक्रण 

योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों से अलग - अलग करना अभिप्रेत है; 


(xxvi ) " भण्डारण (Storage)" से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बाबन्द 

किया जाना जिससे कूड़ा - करकट, रोग वाहकों के आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्याधिक 
दुर्गन्ध को रोका जा सके अभिप्रेत है; 


( xxvii) " परिवहन" (Transportation)" से विशेष रूप से डिजाईन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा 

स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है 
ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा - करकट बिखरने, रोग वाहकों की पहुंच से रोका जा सके अभिप्रेत है; 


4 . 


कोई भी व्यक्ति / स्थापन ( Establishment ) नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़क, गली, 
फुटपाथ , किसी भी खुले स्थान पर जो नगर पंचायत द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं 
किया गया है, न डालेगा और न डलवायेगा । 


5 . 


नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ेदान 
रखेगा , जिसमें से एक जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरे में पुनः चक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित 
करेगा 


6 . 


नगरीय -ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 6 के अनुसार 

संग्रहित जैव 
निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनः चक्रणीय अपशिष्ट सप्ताह में एक दिन नगर पंचायत, 
के द्वारा निर्धारित समय , प्रक्रिया के अनुसार नगर पंचायत के कर्मचारी / सुविधा प्रचालक 
( Operator of facility ) को देना होगा (किन्तु जीव नाशित कूड़ा, जीव अनाशित थैले में 
रखकर नहीं डाला जायेगा ) जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दरें जो समय- समय पर संशोधित 
करी जा सकेगी के अनुसार उत्पादक व्यक्ति / स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क ( User 
charges ) लिया जायेगा । 


भाग 8 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 24 फरवरी, 2018 ई ० (फाल्गुन 05, 1939 शक सम्वत् ) 


75 


7 . 


नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को 
उठाने के लिए नगर पंचायत से सम्पर्क कर पंचायत द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे 
अपशिष्टों को उठाने के लिये निर्धारित दर पर प्रयोक्ता शुल्क ( User charges) भुगतान करना 


होगा । 


8. 


नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन द्वारा जहां तक सम्भव हो बागवानी व सभी 
पेड़ -पौधों के कूड़े परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा , जहां ऐसा करना सम्भव ना हो तो नगर : 
पंचायत, से सम्पर्क कर पंचायत द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के 
लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क ( User charges) भुगतान करना होगा । किसी भी दशा में 
ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा । 


9 . 


नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन द्वारा परिसंकटमय ( Hazaradous) 
अपशिष्टों को अलग से जमा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार द्वार - द्वार संग्रहण हेतु 
कर्मचारी / सुविधा प्रचालक को देना होगा । 


i 


10 . 


नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबन्धन 
जीव - चिकित्सा अपशिष्ट ( प्रबन्धन एवं हस्तन) नियम, 1998 के अनुसार करेगा, बिना उपचारित 
जैव -चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा । 


11.. 


नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला / हथालन करने वाला व्यक्ति / स्थापन तथा अन्य 
कोई भी व्यक्ति नगरीय ठोस अपशिष्ट को न जलायेगा और न ही जलवायेगा । 


12. 


नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन, पृथक्करण , संग्रहण, भण्डारण, परिवहन तथा व्ययन से 
सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार निरीक्षण अधिकारी को होगा । 


13. 


निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल उठाने की 
आवश्यकता समझी जाती है तो मासिक यूजर चार्जेस के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है को अपशिष्ट 
उत्पादक के द्वारा अथवा नगर पंचायत / सुविधा प्रचालक तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके 
लिए स्थल पर ही यूजर चार्जेस वसूल किया जा सकेगा । जिसकी रसीद अपशिष्ट उत्पादक को 
दी जायेगी वह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस मे नगर पंचायत / सुविधा प्रचालक 
के खाते में जमा की जायेगी । 


14. 


अनुसूची में दी गयी दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना ₹ 5.00 
₹. पाँच मात्र) के पूर्णांक में की जायेगी । 


15. 


उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्जेस / सेवा शुल्क में छूट का प्राविधान नहीं होगा । 


76 


उत्तराखण्ड गजट , 24 फरवरी, 2018 ई ० ( फाल्गुन 05, 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग-8 


अनुसूची -1 सेवा शुल्क ( USER CHARGES ) 


क्र ० सं ० 


प्रतिमाह सेवा ( USER CHARGES ) की प्रस्तावित राशि 


अपशिष्ट उत्पादक की 

श्रेणी / अपशिष्ट के प्रकार 
घर ( समस्त श्रेणी के ) 
सब्जी एवं फल विक्रेता 


1 . 


₹ 30.00 प्रतिमाह 


2 . 


ठेली पर फेरी मे ₹ 40.00 प्रतिमाह 
दुकान / फड़ पर ₹ 60.00 प्रतिमाह । 


3. 


रेस्टोरेन्ट 


न्यूनतम. ₹ 5,00.00 प्रतिमाह तथा 20 कि.ग्रा . से अधिक प्रति 50 
कि.ग्रा . अथवा भाग पर ₹ 50.00 प्रतिदिन अतिरिक्ता 


4 . 


होटल / लांजिग / गेस्ट हाऊस 


20 बेड तक ₹ 3,00.00 21 शैय्या से 40 शैय्या तक ₹ 5,00 . 
00 एवं 41 से अधिक शैय्या तक ₹ 8,00.00 प्रतिमाह । 


5 . 


आश्रम / अखाड़ा 


21 शैय्या तक ₹ 5,00.00 21 शैय्या से 40 शैय्या तक 
₹ 1,000.00 प्रतिमाह एवं 41 से अधिक शैय्या तक ₹ 2,000.00 
तथा भण्डारा, उत्सव, विवाह इत्यादि आयोजन 
₹ 1,000.00 प्रति । 


6 . 


धर्मशाला 


10 कमरों तक ₹ 1,50.00, 11 से 25 तक ₹ 2,50.00 , 26 से . 
अधिक ₹ 3,50.00 प्रतिमाह, इसके अतिरिक्त विवाह / उत्सव 
आयोजन पर ₹ 5,00.00 प्रतिदिन अतिरिक्त । 
₹ 5,00.00 एवं विवाह / उत्सव आयोजन पर ₹ 1,000.00 प्रति 
उत्सव / विवाह 


7. 


बारातघर 


8 . 


बैकरी 


₹ 5,00.00 प्रतिमाह 


9 . 


कार्यालय 


न्यूनतम ₹ 2,00.00, 51 कर्मचारियों से 100 तक ₹ 3,00.00, 
101 से 300 तक ₹ 5,00.00 एवं उससे अधिक पर 
₹ 8,00.00 प्रतिमाह 


10. हॉस्पिटल / नर्सिंग होम (बायोमेडिकल | 20 बेड तक ₹ 3,00.00 21 शैय्या से 40 शैय्या तक ₹ 1,00.00 
वेस्ट को छोड़कर) 

एवं 41 से 100 शैय्या तक ₹ 2,00.00 उससे अधिक 
₹ 3,000.00 


11. 
12. 
13 
14. 


दुकान 
फैक्ट्री 
वकशाप / कबाड़ी 
गन्ने का रस / जूस विक्रेता 
सार्वजनिक /निजी स्थलों पर 
सर्कस / प्रदर्शनी /विवाह आदि 
आयोजन जिसमें अपशिष्ट उत्पन्न हो 


₹ 60.00 प्रतिमाह 
₹ 6,00.00 प्रतिमाह 
₹ 5,000 प्रतिमाह 
₹ 1,00.00 प्रतिमाह 
₹ 11,000.00 प्रति आयोजन 


15. 


भाग 8 ] 


उत्तराखण्ड गजट, 24 फरवरी, 2018 ई ० ( फाल्गुन 05, 1939 शक सम्वत् ) 


77 


जैविक 

पुनर्चक्रणीय ( Recyclable) / घरेलू परिसंकटमय ( Hazardous) अपशिष्ट 
(Biodegrable ) अपशिष्ट 
अपशिष्ट 
हर प्रकार का पका | कागज तथा हर प्रकार का एरोसोल कैन 
बिना पका 
अपशिष्ट 
सब्जी एवं फलों के कार्ड बोर्ड तथा कार्टन बटन सैल , फ्लैसाईट / कार बैटरी 
छिलके फूल एवं घरेलू 


हुआ / प्लास्टिक 


पौधों का कूड़ा 


- 


घरेलू झाड़े से निकली हर प्रकार की पैकिंग 

ब्लोचें, घरेलू रसोई तथा नाला · सफाई का 
गन्दगी. 

सामान 
सेनिटरी टावल 

हर प्रकार के डिब्बे परिसंकटामय आयल फिल्टर तथा कार सुरक्षा के उत्पाद 

को छोड़कर 
बच्चों के डायपर 

हर प्रकार के कांच / धातु / रबड़ रसायन तथा उसके खाली डिब्बे सौन्दर्य तथा 
लकड़ी 

उनके खाली डिब्बे 
फाईल , पुड़िया, ट्रेटोपैक कैसेट | इन्जेक्शन सुई तथा सिरिज खराब दवाईयाँ 
कम्प्यूटर, डिस्केट, इलैक्ट्रोनिक कीटनाशक तथा उनके डिब्बे 
पुर्जे, खराब कपड़े, फर्नीचर आदि 

लाईट बल्ब ट्यूब लाईट तथा छोटे फ्लासेन्ट 
बल्ब थर्मामीटर एवं अन्य पारे वाले उत्पाद 
| पेन्ट , तेल, गौंद, थ्रीनर तथा उनके डिब्बे 

फोटोग्राफी के रसायन 

शास्ति 
उपरोक्त उपविधि का उल्लघंन उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा -299 (1) एवं 
नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2011 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो ₹ 5,000.00 (र पाँच हजार मात्र) 
तक हो सकेगा और जब ऐसा भंग निरन्तर किया जाय, तो अग्रेत्तर जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के 
दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, ₹ 500.00 (₹ पाँच 
सौ मात्र) तक हो सकेगा । यह अधिकार अधिशासी अधिकारी, स्वर्गाश्रम - जौंक , पौड़ी गढ़वाल में अन्तिम रूप में 
निहित होगा । 


-- 


-- 


राधेश्याम छाछर , 

अधिशासी अधिकारी, 
नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम - जौंक, 

पौड़ी गढ़वाल । 


शकुन्तला देवी राजपूत , 

अध्यक्ष, 
नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम - जौंक , 

पौड़ी गढ़वाल । 


पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई०) 08 हिन्दी -गजट / 78 - भाग - 8-2018-( कम्प्यूटर / रीजियो )। 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


